सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

10 श्रावण 1936 ( श० ) 
संख्या 350 राँची , शुक्रवार 

1 अगस्त , 2014 (ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 
1 अगस्त , 2014 


संख्या- 15 / अवकाश- 03 -04 / 2014 का .- 7675 - तृतीय विधानसभा के चतुर्दश (मानसून) सत्र, जो 
दिनांक -1 अगस्त, 2014 से 6 अगस्त, 2014 तक आहूत है, के मद्देनजर दिनांक - 2 अगस्त, 2014 ( शनिवार ) 
को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय अन्य कार्यदिवस की भाँति खुला रखने का निर्णय राज्य सरकार 
द्वारा लिया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 अगस्त , 2014 


___ उक्त तिथि 2 अगस्त , 2014 ( शनिवार ) को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय अन्य कार्यदिवस की 
भाँति खुले रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 350 - 50 | 


